. 


. - ... - - 


- - 


- 


- - 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . I .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PART III - - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 161 ] 
No. 1611 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 13 , 2012 / आषाढ़ 22 , 1934 
NEW DELHI , FRIDAY , JULY 13, 2012/ ASADHA 22 , 1934 


युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 

( खेल विभाग ) 
.... . राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी 

___ अधिसूचना 

. नई दिल्ली , 9 जुलाई , 2012 
सं 25 - 5 / 2008 / आईडी. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का शासी निकाय , राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के उप -नियमों की धारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अंतर्गत समूह । से V के पदों ( वैज्ञानिक और प्रशासनिक स्टाफं ) पर भर्ती की 
पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है । 

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ. - ( 1) इन नियमों का नाम, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ( वैज्ञानिक और प्रशासनिक स्टाफ ) भर्ती 
नियम , 2011 होगा ! 

( 2 ) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे । 
2. अनुप्रयोग. --- ये नियम , इन नियमों से उपाबद्ध स्तंभ-[ में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे । 

3. पदों की संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान. --पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान वहीं होगा जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा तथा अन्य वर्गीकरण आदि.-.- भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हता तथा इनसे सबंधित अन्य 
मामले वही होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5, अनर्हता. - ऐसा कोई व्यक्ति ,--- 

( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसके जीवित पति /पत्नी हो , अथवा 

( ख ) जिसने जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : 

__ परन्तु यदि , शासी निकाय इस बात से संतुष्ट हो कि विवाह के लिए ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत, ऐसा 
विवाह ग्राह्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो शासी निकाय इस नियम के प्रचालन से ऐसे व्यक्ति को छूट दे सकता है । । 

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां शासी निकाय की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह लिखित कारण दे 
कर आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है ! 

7. व्यावृत्ति . - इन नियमों में उल्लिखित किसी बात से अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों , भूतपूर्व सैनिकों 
तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले आरक्षण, आयु- सीमा में शिथिलता तथा अन्य प्रकार की छूट पर इस संबंध 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ! 
2577 G1/ 2012 


- 


( 1 ) 


. .. .. : . . : - . . - - .- -.. - : 


. - --. -. - - - . - ." : .. .. .. 


पदकानाम 


अनुसूची 
वर्गीकरण 
| 
वेतन 
बैंड 
चयनित 
| 
सीधी 
भर्ती 
| 
सीधी 
भर्ती 
के 
लिए 
आवश्यक 
शैक्षिक 
तथा 
क्या 
सीधी 
भर्ती 
के 
लिए 
| 
पद 
के 
लिए 
अन्य 
अर्हताएं 

निर्धारित 
आयु 
और 
शैक्षिक 
+ 
ग्रेड 
वेतन आयु 
सीमा 

अर्हताएं 
पदोन्नति 
पर 
लागू होंगी?. 


संख्या 


+ 


विधि 


एक 


|35वर्ष 


शैक्षिकअर्हताएं 


लागूनहीं 


अधिकारी 


( 
01 
) 
| 
लागू 
नहीं 
रू 
. 
15 
, 
600 
- 
हां 

39 
, 
100 
+ 
रू 
. 
5400 


अनिवार्य 
: 
। 
किसी 
मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय 
/ 
संस्थान 
से 
विधि 
में स्नातक.कीडिग्री। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
ग्रेड 
वेतन 
) 


कम्प्यूटरप्रचालनकौशलमेंप्रवीणता 


अनुभव 
: 
सरकारी 
/ 
सार्वजनिक 
क्षेत्र 
/ 
स्वायत 
निकार्यों 
आदि 
में 
कानूनी 
मामलों 
में 
8 
वर्ष 
कार्य 
करने 
का 
अनुभव 
। 


[ PART II 


- S 


परिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धति।क्यासीधीभर्तीया|भर्तीकेसंबंधमेंकिन|वि.प्रो.समितिकागठन अवधि,यदिः।पदोन्नतिद्वारा/प्रतिनियुक्तिपरग्रेडीमेंपद कोईहैस्थानांतरण/स्थानातंरणद्वारा 

प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरणहोगा 


भर्तीकरनेकेलिएकिन परिस्थितियोमेंसंघलोक सेवाआयोगसेपरामर्श कियाजानाहै 


[ भाग ill - खण्ड 4 ] 


9 


|10 


11 


12 


13 


तकबढ़ाया।द्वारा 


सदस्य 


दोवर्षजिसे|सीधीभर्तीद्वाराजिसकेनहोसकनेपरप्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण।(1)मुख्यकार्यकारीअधिकारी/महानिदेशक|लागूनहीं औरएकवर्ष|प्रतिनियुक्ति/आमेलनपरस्थानांतरणवेव्यक्तिजिन्होंनेपंजल 

नाडा 
अध्यक्ष 
. सहायककेसदृशया 

समतुल्यपदयापदोंको(2)मंत्रालयकाएकनामितीजोकमसे जासकताहै 

ग्रेड 
में 
8 
वर्ष 
से 
नियमित 
कम 
निदेशक 
/ 
उप 
सचिव 
के 
रैक 
का 
हो आधारपरधारणकिया हुआहै।. शैक्षिकअहर्ताएं:(3)मुख्य.कार्यकारी 

अधिकारी/महानिदेशक,नाडाद्वारा 
किसी 
मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानसे 

| 
नामाकित 
अ 
. 
जा 
. 
/ 
अ 
. 
ज 
. 
जा 
. 
का 
एक 
विधि 
में 
स्नातक 
की 
प्रतिनिधि 
- 
सदस्य डिग्री। 

कम्प्यूटरप्रचालनकौशल मेंप्रवीणता। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . . 


. . . . . . 


. . . . .. .. 


. 


. . . . 


. 


... 


0 - LION 


. 


.. 


जिन्होंनेरू.9300-34800+ 4200ग्रेडवेतनके वेतनमानमेंग्रेडमें8वर्ष केअनुभवसहितनियमित 

आधारपरपदयासदृश |पदधारणकियाहुआहै। 


| 
पद 
का 
नाम 
| 
पदों 
की 


वर्गीकरण 
वेतन 
बैंड 

चयनित 
| 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
| 
पद 


सीधी 
भर्ती 
सीधी 
भर्ती 
के 
लिए 
क्या 
सीधी 
भर्ती 
के 
लिए 
निर्धारित 
आयु 
और 
| 
के 
लिए 
आवश्यक 
शैक्षिक 
तथा 
शैक्षिक 
अर्हताएं 
पदोन्नति 
के 
लिए 
लागू 
| 
आयु 
सीमा 
अन्य 
अर्हताएं 

होंगी 
? 


संख्या 


56 


पैनल 
सहायक 
| 
एक 


30 
वर्ष 


शैक्षिक 
अर्हताएं 


लागू 
नहीं 


( 
01 
) 
लागू 
नहीं 
रू 
. 
9300 
- 
हां 

34800 
+ 


4200 


अनिवार्यःकिसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय 
/ 


ग्रेड 
वेतन 


संस्थानसे 
मानविकी 
/ 
वाणिज्य 
में 
स्नातक 
की 
डिग्री 
। 
आशुलिपि 
और 
कम्प्यूटर 
प्रचालन 
में 
प्रवीणता 
. 
. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


अनुभव 
: 
आशुलिपिक 
के 
रूप 
में 
5 
वर्षों 
का 
अनुभव 
। 


[ PARI ,III . SEC . 4 


.. .45 77611 / 12 - 2 


|परिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धति/सीधीयापदोन्नतिभर्तीकेसंबंधमेंकिनवि.प्रो.समिति अवधि,द्वारा/प्रतिनियुक्ति 

र|ग्रेडोंमेंपदोन्नति/ 

गठन स्थानांतरण/स्थानांतरणद्वारा प्रतिनियुक्ति/-स्थानांतरण यदिकोईहै 

होगा 
। 


काभर्तीकरनेकेलिएकिनपरिस्थितियों ..मेंसंघलोकसेवाआयोगसेपरामर्श 

कियाजानाहै। 


[ भाग -- खण्ड 41 


|10 


12 


13 


दोवर्षजिसेसीधीभर्तीद्वाराजिसकेनहोसकनेपर|प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण(1)मुख्यकार्यकारीलागूनहीं औरएकवर्षप्रतिनियुक्ति/आमेलनपरस्थानांतरण| 

रणलेव्यक्तिनहोंनेअधिकारी/महानिदेशक तकबढ़ाया|द्वारा 

नियमितआधारपरग्रेड|नाडाअध्यक्ष जासकताहै। 

मेंआशुलिपिकग्रेड सी 

|(2)मंत्रालयकाएक केसदृशयासमतुल्य 

नामितीजोकमसे पदयापदोंकोधारण कियाहुआहै।कमउप"सचिवके 

|रैंककाहो-सदस्य। शैक्षिकअर्हताएं 

(3)मुख्यकार्यकारी 
अनिवार्यः 
. 
. 
किसी 
अधिकारी 
/ 
महानिदेशक मान्यताप्राप्त 

___नाडाद्वारानामांकित विश्वविद्यालय/संस्थान सेमानविकी/वाणिज्य 

अ.जा./अ.ज.जा.का मेंस्नातककीडिग्री।एकप्रतिनिधि 
आशुलिपि 
और 
सदस्य 
। कम्प्यूटरप्रचालनमें प्रवीणता 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुभव:आशुलिपिकके रूपमें5वर्षका. अनुभव। 


ओ 
. 
केडिया 
, 
संयुक्त 
सचिव 
( 
खेल 
) 
[ 
विज्ञापन 
- 
III 
/ 
4 
/ 
असाधारण 
/ 
190 
/ 
12 
] 


- . - ..... 


. . - 


. . - . - . - 


. - -- 


THE :GAZETTE :OF INDIA :: EXTRAORDINARY 


· [PART II—_ SEC. 4 ] 


. 


MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 

( Department of Sports ) 
NATIONAL ANT DOPING AGENCY 

NOTIF # CATION 

New Delhi, the 9th July,2012 
No. 25 -5 /2008 - ID . - in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Bye-laws of the 
National Anti Doping Agency, the Governing Body ofNational Anti Doping Agency hereby notifies the follow 
ing rules for regulating the methods of recruitment to the posts of (Scientific & Administrative Staff )Group I to 
V under the National Anti Doping Agency. 

1.Short Title and Commencement - ( 1) These rules may be called National Anti Doping Agency 
(Scientific & Administrative Staff ) Recruitment Rules, 2011. 


(2 ) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of 

India . 


. 2 .Application . These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed 
to these rules. 

3 .Number of Posts , Classification and scale of pay. - - The number of posts, their classification 
and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid schedule . 


4 .Method of recruitment, age limit and other classification etc . - - The method of recruitment, 
age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said 
schedule . 


5 . Disqualification . — No person , - - 


(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 


(b ) Who , having a spouse living,has entered into or contracted a marriage with any person , shall be 

eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Governing Body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , 

enneration of this rule , 
exempt any person from the operation of this rule . 

6 .Power to relax . - -Where the Governing Body is of the opinion that it is necessary or expedient so 
to do , it may, by order , for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


7 . Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other conces 
sions required to be provided for the scheduled castes , the scheduled tribes, other backward classes, the Ex 
serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


No. 


Classification 


Nameof Post 


Selectionpost 


of 


Pay Band+ Grade pay 


Agelimitfor direct recruitment 


Educational Qualification 
directrecruits 


post 


and 
other 
whether 
age 
and 
i 
required 
for 
educational 

Qualifications PrescribedforII 
direct 
recruits 
will 
apply 
in 
promotion 


[ 471 111- - TUG 4 ] 


4 


5 
yes 


8 


3 OneNA (01) 


LawOfficer 


6 35years 


EducationalQualification 


NA 


Rs.15,60 0-39100 +5400 GP 


Essential 
: 
Bachelor 
degree 
in 
law 
from 
a 
recognized 
University 
/ 
institution 
. 
. 
Proficiency 
in 
computer 
skills 
. 


Periodof Probation, 
il any 


Methodofrecruitment.Whether Bydirectorbypromotion/ Transferoudeputation/transfer 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


13 


10 TwoyearsByDirectRecruitmentfailing extendablewhichbytransferon byonemoreDeputation/Absorption. year 


Experience:08years 
experience 
in 
dealing 
with 
legal mattersinGovt/Public 

Sector./AutonomousBodiesetc.. IncaseRecruitment.By Compositionof1 CircumstancesinwhichUPSCistoconsultedin Promotion/deputationDPC 

makingrecruitment /transferfromwhich grades. 11 

12. |Deputation/transfer. 

1.ChiefExecutive1N.A Personsholdinganalogous|OfficerDG, postorpostsequivalenttoNADA-Chairman 
Panel 
Assistant 
with 
08 
years 
| 
2 
. 
One 
nominee 
of intheGradeonregularbasis.ItheMinistrynot 

belowtherankof Educational.Qualification:Director/DS BachelordegreeinlawfromMember 

.recognized|3.OneSC/ST 
University 
/ 
institution 
. 
.representativeto Proficiencyincomputerbenominatedby skills. 

CEO/DG,NADA 

Member 
Holding 
analogous 
post 
or holdingpostinthescaleof payofRs.9300-34800+GP 
4200 
with 
8 
years 
experience inthegradeonregularbasis. 


7 . . . . 


Classification 


Nameof post 


Selectionpost 


No.of post 


PayBand+ GradePay 


Agelimitfor Direct recruits 


Educationalandother Qualificationrequiredfor 
direct 
recruits 


|WlietherageandeducationalQualifications 

Prescribedfordirectrecruitswillapplyin promotion 


2. 


6 


7 


8 


INA 


yes 


30years 


EducationalQualification 


NA 


Pivet Assisticat 


One (01) 


4 Rs.9300 34800+ 4200GP 


Essential:BachelorDegreein Humanities/Commercefroma recognized University/institution. 
Proficiency 
in 
Stenography andComputeroperation. 
Experience 
: 
5 
years 
08 

Stenographer.. CompositionofDPC. 


5. 


Periodof Probation, 


IncaseRecruitment.By 
Pforgotion/deputation/absorption 
|frontwhichgrades. 


CircumstancesinwhichUPSCisto 
constituted 
tä 
making 
Fertittheot 


if 
any 


and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 


Methodofrecruitment VihetherBydirectorby promotionAbsorptionon deputation/transfer. 10 ByDirectRecruitmentfailing whichbytransferon deputation/Absorption. 


19 

Twoyear extendableby onemoreyour 


13 NA. 


11 

|12 
| 
Deputation 
transfer 
of 
persons1.ChiefExecutiveOfficer7DG,NADA holdinganalogouspostorposts Chairman equivalenttoStenographerGrade C inthegradeonregularbasis. 2.OnenomineeoftheMinistrynotbelow 

therankofDS-Member. Educational.Qualification: Essential:BachelorDegreein3.OneST/SCrepresentativetobenominated 
Humanities/Commerce fromabyCEO/DG,NADA-Member recognizedUniversity/institution. 
Proficiency 
in 
Stenography 
and Computeroperation. Experience:5yearsas Stenographer. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


O 
. 
KEDIA 
, 
Jt 
. 
Secy 
. 
( 
Sports 
) 

(ADVT-III/4/Ex1.y./190/12) 


[PART II - S :C. 4 ), 


